निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 आश्विन 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 1094) पटना , बुधवार , 25 सितम्बर 2019 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

23 सितम्बर 2019 
सं० 21 / बी . पी . एस . सी .-12 / 2011 / सा . प्र. - 13221 — प्रो .( डॉ .) राम किशोर सिंह, सदस्य , बिहार लोक सेवा 
आयोग, पटना द्वारा व्यक्तिगत कारणों / स्वेच्छा से दिनांक 14. 09 .2019 के अपराह्न से आयोग के सदस्य पद से दिये 
गये त्याग- पत्र को स्वीकृत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शिवमहादेव प्रसाद, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1094 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


